निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 234) पटना , वृहस्पतिवार 15 मार्च 2018 


सं० 01 / उ० ( स०) यो०स्वी० (नि०आ०म०) - 01 / 17 - 944 

उद्योग विभाग 


संकल्प 

8 मार्च 2018 
विषय : 

मुम्बई( महाराष्ट्र ) अवस्थित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI) के नियंत्रणाधीन फ्लैट नं0 2, 
पार्क व्यू , मालावार हिल , मुम्बई को बिहार सरकार द्वारा तीन साल के लिए लीव एवं लाईसेंस के तहत 

प्राप्त करने की स्वीकृति । 
मुम्बई में बिहार सरकार के अनेक कार्यालय, यथा – बिहार फाउण्डेशन, पर्यटन विभाग के कार्यालय, निवेश 
आयुक्त का कार्यालय क्रियाशील है । इन कार्यालयों में अनेक कर्मी एवं पदाधिकारी कार्यरत हैं । मुम्बई में इनके आवासन 
की समुचित व्यवस्था नहीं है । 

2. मुम्बई में बिहार सरकार का कोई आवास उपलब्ध नहीं है , अतः भारत सरकार के उपक्रमों एवं स्वायत्त 
संस्थाओं से लीव एवं लाईसेंस पर आवास लेने के प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार के उपक्रम भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड( SEBI) के नियंत्रणाधीन फ्लैट नं0 2, पार्क व्यू , मालावार हिल, मुम्बई को बिहार सरकार द्वारा तीन साल 
के लिए लीव एवं लाईसेंस के तहत वार्षिक व्यय रू0 25.12 लाख ( पच्चीस लाख बारह हजार रूपये) पर प्राप्त करने 
की स्वीकृति दी जाती है । 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रदीप कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 234 - 571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


